शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 20 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2019 - वैशाख 27, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 1 अप्रैल 2019 


क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक -2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. ( 2005 ) , संचालक, समाज कल्याण को उनके 
वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ निःशक्तजन, वित्त एवं विकास निगम का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

कमल प्रीत सिंह , सचिव. 


335 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


336 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


[ भाग 1 


वाणिज्यिक कर ( पंजीयन ) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2019 


क्रमांक एक 06-49 /2017/ वाक .( पं. )/पांच. - राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा आयोजित राज्य सेवा 
परीक्षा वर्ष 2017 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर ( पंजीयन ) विभाग में जिला पंजीयक के पद पर नियुक्ति के लिए 
अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , दो वर्ष की 
परिवीक्षा पर जिला पंजीयक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15,600-39100 , ग्रेड वेतन रुपये 5400/- लेवल 12 में अनन्तिम 
( provisional ) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना जिला पंजीयक के रूप में उनके सम्मुख कॉलम 6 में दर्शाये जिले में की 
जाती है 


स . क्र . 


श्रेणी 


अभ्यर्थियों का नाम , पिता का 
नाम एवं वर्तमान डाक 


लोक सेवा आयोग 
द्वारा अनुशंसित 
सूची का सरल 
क्रमांक 
( 2 ) 


प्रशिक्षण जहां 
से प्राप्त 
करेंगे 


का पता 


प्रथम नियुक्ति पर 
पदस्थापना का जिला 
अर्थात् जहां से वेतन 
आहरित होगा 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


4 ( 1 ) 


अ.पि.व. 


जिला पंजीयक 
कार्यालय 


कार्यालय जिला पंजीयक 

गरियाबंद ( छ.ग. ) 


श्री चित्रसेन पटेल 
पटेल ट्रेडर्स , अग्रसेन भवन 
के सामने , मेन रोड बसना 
जिला महासमुंद 
पिन कोड -493554 


रायपुर 


2 . 


( a ) 


आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर 
इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित 
जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र 
फर्जी/ गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी 
तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही 
भी की जा सकेगी. 


( b ) 


आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज /रिकार्ड 
एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा . 


3. 


उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा , रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी 
उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे. 


4 . 


परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, महानिदेशक , छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर 
( छ.ग. ) में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर 
परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी 
में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे. 


5 . 


परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति 
प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय 
परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी. 


6. 


अभ्यर्थी को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी 
को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना 
पाया जाएगा तो , उसकी सेवाएँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


337 


7 . 


शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण “ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल 
सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम , 1966 एवं छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक ( राजपत्रित ) सेवा वर्ग-2 के प्रावधानों के 


तहत् शासित होंगे . 


8 . 


उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय “ मेडिकल बोर्ड ” से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र ( मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ) 
प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है . अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल 
फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा . तथा 
किये गये कार्य अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. “मेडिकल बोर्ड ” द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएँ तत्काल 
समाप्त कर दी जावेगी. 


9 . 


उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छ.ग. 
रायपुर के समक्ष मूल ( स्थानीय ) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत 
करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना 
किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की 
जा सकेगी. 


10 . 


जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए 
जाने पर विचार किया जाएगा. 


11 . 


चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक 
होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में , परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई 
राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. 


12. 


चयनित आवेदक की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी. 


13 . 


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव. 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2019 


क्रमांक एफ 1-16/ 2004/ 11/6.- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-01 / 2019/ एक -2, दिनांक 
04-02-2019 के परिपालन में श्री रणबीर शर्मा ( भाप्रसे ) द्वारा दिनांक 07-02-2019 को पंजीयक , फर्स एवं संस्थायें का कार्यभार ग्रहण किया 
गया है . 


2 . अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रणबीर शर्मा को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 ( संशोधित 1998 ) की धारा 4 
एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 58( 1 ) के तहत पंजीयक की समस्त शक्तियां आगामी आदेश होने तक प्रदत्त की जाती है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलेश बंसोड़ , अवर सचिव . 


338 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


[ भाग 1 


गृह विभाग , सी - अनुभाग 

( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2019 


विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2019 का सूचना तथा कार्यक्रम 


क्रमांक एफ - 09-57/ गृह - सी /परीक्षा/ 2019. - छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय 
परीक्षा निर्धारित की गई हो ) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 05 अगस्त, 2019 से 13 अगस्त, 2019 , तक रायपुर / दुर्ग/बिलासपुर / बस्तर 
( जगदलपुर ) तथा सरगुजा ( अंबिकापुर ) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे 
सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध 


करायें. 


सोमवार , दिनांक 05-08-2019 


क्रमांक 
( 1 ) 


प्रश्न पत्र 
( 2 ) 


समय 
( 3 ) 


1 . 


पहला प्रश्न पत्र -दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के 
अधिकारियों के लिए. 


2 . 


पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियम 
की पुस्तकों सहित ) . 


3. 


विधि तथा प्रक्रिया - उत्पादन शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) . 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


4 . 


विधि तथा प्रक्रिया - विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ). 


5 . 


पहला प्रश्न पत्र - सहकारिता ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


59 . 


विद्युत संबंधी विधियां -ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ). 


सोमवार , दिनांक 05-08-2019 


6 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, 
भू - अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


7 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक 
पंजीयकों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


8 . 


समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


60 . 


भू - योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये 
( बिना पुस्तकों के ) 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


339 


मंगलवार , दिनांक 06-08-2019 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


9 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- “ ए ” आदिम जाति 
कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


10 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) राजस्व, भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- “ बी ”. 


11 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) राजस्व, भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- “ सी ”. 


12. 


उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये . 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


13. 


प्रश्न पत्र - खनिज प्रबंध ( पुस्तकों - सहित ) ( नैसर्गिक संसाधन ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों 
के लिये. 


14. 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया - प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना 
पुस्तकों के ). 


61. 


विद्युत संस्थापनायें , ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये ( बिना 
पुस्तकों को ). 


66 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक 
( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) . 


मंगलवार, दिनांक 06-08-2019 


15. 


दूसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व भू - अभिलेख 
आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


16. 


प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के 
अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


17 . 


तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये . 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


18 . 


समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


19 . 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया -द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों 
सहित ) . 


62. 


लेखा व स्थापना ऊर्जाविभाग के सहायक यंत्री कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों 


के ) . 


67 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक 
( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


340 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


[ भाग 1 


बुधवार , दिनांक 07-08-2019 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


20 . 


तीसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक , राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, 
राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


21 . 


पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


22. 


प्रश्न पत्र प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के ), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


23. 


पहला प्रश्न पत्र - प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ), वन क्षेत्रपालों के लिये. 


24. 


पुलिस अधिकारियों की “व्यवहारिक शाखा ” प्रश्न पत्र 


63. 


स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के ). 


68. 


तृतीय प्रश्न पत्र - महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना 
एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के ) . 


बुधवार , दिनांक 07-08-2019 


25 . 


कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 


, 


26. 


सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ), राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


27 . 


पुलिस अधिकारियों की “पुलिस शाखा ” प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के ). 


28 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये . 


29 . 


तीसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये. 


30 . 


स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


31 . 


चौथा प्रश्न पत्र - सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1, लेखा एवं भाग -2, सहकारिता 
लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


32. 


समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ), आदिम जाति कल्याणविभाग के अधिकारियों के लिये. 


64. विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया उर्जाविभाग 

के सहायक यंत्री ( वि.सु. ) के लिये (बिना पुस्तकों के ). 


69. 


चतुर्थ प्रश्न पत्र - बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास 
परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


341 


गुरूवार , दिनांक 08-08-2019 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


33. 


प्रथम प्रश्न पत्र- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब 
तहसीलदारों राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये. 


34. 


प्रश्न पत्र प्रथम - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


35. 


प्रश्न पत्र प्रथम - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


36. 


प्रश्न पत्र - न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये. 


37 . 


लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक. 


38 . 


लेखा ( लेखा पुस्तकों सहित ), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


39 . 


लेखा ( पुस्तकों सहित ), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये . 


. 


40 . 


लेखा ( पुस्तकों सहित ) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


गुरूवार , दिनांक 08-08-2019 


41. 


लेखा ( पुस्तकों सहित ) , जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. 


42. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व 
तथा भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


43. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . 


44. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


शुक्रवार , दिनांक 09-08-2019 


45 . 


सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के ) पशु 
चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


46. 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा भाग -1, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. ( बिना पुस्तकों के ) 


प्रात : 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक. 


47 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये . 


48 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


49 . 


प्रश्न पत्र द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसपंर्क विभाग के अधिकारियों के 
लिये ( पुस्तकों सहित ). 


342 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


50 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ), वन क्षेत्रपालों के लिये . 


65 . 


पंचायत राज प्रशासन ( विधि तथा प्रक्रिया ), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों , 
अधीक्षक भू - अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख , जिला कार्यालय के अधीक्षक , ग्रामीण 
विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , अनुसूचित 
जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक , विकास खंड अधिकारी , मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिये . 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक. 


शुक्रवार, दिनांक 09-08-2019 


51. 


सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग -2 पशु चिकित्सा सेवा 
विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


52. 


प्रश्न पत्र - लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये . 


53. 


सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लियेकिसी मामले में आदेश/ प्रतिवेदन लिखने की 
व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ) . 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


54. 


तृतीय प्रश्न पत्र - प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


55 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


56. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. 


57 . 


प्रश्न पत्र तृतीय - अनु. जाति तथा आदिवासी ( अनु. जन. जाति ) विकास, जनसंपर्क विभाग के 
अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) 


. 


दिनांक 10-08-2019, द्वितीय शनिवार , 11-08-2019 , रविवार एवं 12-08-2019 को शासकीय अवकाश 


मंगलवार, दिनांक 13-08-2019 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


58. 


हन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद , सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. 


नोट : 


1 . 


सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू- अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और 
राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के 
अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54 /98/ दो - ए ( 3 ) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102 /90 / दो - ए ( 3 ) के 

पाठ्यक्रम 
के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया 
है . 


2 . 


उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर 
कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी . 


3 . 


सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे 
अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित / अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 17 मई 2019 


343 


4 . 


सामान्य प्रशासन विभाग ( हरिजन आदिवासी सेल ) के ज्ञापन क्रमांक 1/ 15/77/ -1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार 
विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट 
दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे. 


इन प्रमाण - पत्रों को गृह -सी-विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) को नहीं भेजे जावें . संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/ 
परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन / सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10-07 
2019 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये 
जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण - पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे. 


5 . 


समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें 
प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें . 


6 . 


. 


परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित 
है . यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी 
जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरूण देव गौतम, सचिव . 


वन विभाग 


मंत्रालय , महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2019 


क्रमांक एफ 1-02/ 2019 / 10 - भा.व.से. - राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के 
सम्मुख कॉलम क्रमांक -4 में उल्लेखित नवीन पदस्थापना पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है 


: 


क्र . 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


( 1 ) 


01 . 


श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, 
( भा.व.से. 1983 ) 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक , 
छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 

रायपुर . 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक , ( वन्य प्राणी एवं जैव 
विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक ) 
अरण्य भवन, अटल नगर , रायपुर. 


संस्थान , 


02. 


श्री मुदित कुमार सिंह , 
( भा.व.से. 1984 ) 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल 
प्रमुख , छत्तीसगढ़ , अरण्य भवन , अटल 
नगर , रायपुर. 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक , छ.ग. 
राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान , 
रायपुर . 


03. 


श्री राकेश चतुर्वेदी , 
( भा.व.से. 1985 ) 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध 
संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, 
रायपुर. 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन , 
अटल नगर , रायपुर तथा प्रबंध संचालक , छ.ग. 
राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर का अतिरिक्त 
प्रभार. 


04. 


श्री कौशलेन्द्र सिंह 
( भा.व.से. 1985 ) 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ( वन्य प्राणी 
एवं जैव विविधता संरक्षण सह मुख्य 
वन्यप्राणी अभिरक्षक ) अरण्य भवन , 
अटल नगर, रायपुर . 


श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल के प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक , ( वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण 
सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक ) के कार्यभार 
ग्रहण करने के दिनांक से श्री कौशलेन्द्र सिंह की 
सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन विभाग 
को आगामी पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है . 


344 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


05 . 


श्री संजय शुक्ला 
( भा.व.से. 1987) 


अ.प्र.मु.व.स. अनुश्रवण/ मूल्यांकन कार्यालय 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक , अटल नगर , रायपुर. 
अ.प्र.मु.व.स., संरक्षण , कार्यालय प्रधान मुख्य 
वन संरक्षक, अटल नगर, रायपुर . 


06. 


अ.प्र.मु.व.स. कार्यालय प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक , अटल नगर , रायपुर. 
अ.प्र.मु.व.स. , मानव संसाधन विकास / 
सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यालय प्रधान मुख्य 
वन संरक्षक, अटल नगर , रायपुर. 
अ.प्र.मु.व.स., कार्यालय प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक, अटल नगर, रायपुर. 


श्री पी . सी . पाण्डेय, 
( भा.व.से. 1987) 


, 


07. 


श्री सुधीर कुमार अग्रवाल 
( भा.व.से. 1988 ) 


08. 


श्री युनुस अली, 
( भा.व.से. 1988 ) 


अ.प्र.मु.व.स., अनुश्रवण/ मूल्यांकन , 
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल 
नगर , रायपुर. 


अ.प्र.मु.व.स., ( प्रशासन. राज / समन्वय ) 
श्री सुधीर अग्रवाल के कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से श्री अतुल कुमार शुक्ल, ( प्रशासन 
राज./ समन्वय ) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. 
अ.प्र.मु.व.स., मानव संसाधन विकास/ सूचना 
प्रौद्योगिकी, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक , 
अटल नगर रायपुर . 
अ.प्र.मु.व.स., विकास /योजना, कार्यालय प्रधान 
मुख्य वन संरक्षक , अटल नगर , रायपुर 
( प्रतिनियुक्ति से वापस ). 

अ.प्र.मु.व.स. , जैव विविधता बोर्ड , कार्यालय 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक अटल, नगर, रायपुर 
( प्रतिनियुक्ति पर ). 


09. 


श्री तपेश कुमार झा , 


( भा.व.से. 

1989 ) 


अ.प्र.मु.व.स. , छ.ग. राज्य जैव विविधता 
बोर्ड, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक , 
अटल नगर , रायपुर ( प्रतिनियुक्ति पर ) 


10 . 


श्री संजय कुमार ओझा, 
( भा.व.से. 1989 ) 


अ.प्र.मु.व.स., कार्यालय प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक, अटल नगर, रायपुर. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बी . एल . बंजारे, विशेष सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़ , दिनांक 9 मई 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/ अ-82/2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 19 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 18-05-2018 को प्रकाशित किया गया था. ग्राम बेलपाली के प्रकरण 
में लोकसभा चुनाव 2019 के कारण आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने के कारण प्रकरण में दिनांक 17-05-2019 तक नियत समयावधि 
में अवार्ड पारित नहीं किया जाना संभावित न होने पर उक्त अधिनियम की धारा 25 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार समयसीमा वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित / प्रदर्शित की जाती है. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.455 


बेलपाली 
प.ह.नं. 05 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना सर्वेक्षण संभाग , रायगढ़ . 


केलो परियोजना के 
झारमुड़ा शाखा नहर के 
अंतर्गत 

डूमरपाली 
माईनर नहर हेतु भू 
अर्जन. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 17 मई 2019 


345 


रायगढ़ , दिनांक 9 मई 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/ अ -82 / 2016-17.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 
धारा 19 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 18-05-2018 को प्रकाशित किया गया था. ग्राम बेलपाली के प्रकरण 
में लोकसभा चुनाव 2019 के कारण आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने के कारण प्रकरण में दिनांक 17-05-2019 तक नियत समयावधि 
में अवार्ड पारित नहीं किया जाना संभावित न होने पर उक्त अधिनियम की धारा 25 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार समयसीमा वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.335 


बेलपाली 
प.ह.नं. 05 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़. 


केलो परियोजना के 
झारमुड़ा शाखा नहर के 
अंतर्गत आमापाली 
माईनर नहर हेतु भू 
अर्जन. 


रायगढ़, दिनांक 9 मई 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/ अ-82/2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 
धारा 19 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 18-05-2018 को प्रकाशित किया गया था. ग्राम आमापाली के 
प्रकरण में लोकसभा चुनाव 2019 के कारण आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने के कारण प्रकरण में दिनांक 17-05-2019 तक नियत 
समयावधि में अवार्ड पारित नहीं किया जाना संभावित न होने पर उक्त अधिनियम की धारा 25 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुये उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार समयसीमा वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित / प्रदर्शित की जाती 
है . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.415 


आमापाली 
प.ह.नं. 11 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना सर्वेक्षण संभाग , रायगढ़ . 


केलो परियोजना के 
झारमुड़ा शाखा नहर के 
अंतर्गत आमापाली 
माईनर नहर हेतु भू 
अर्जन. 


346 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


[ भाग 1 


रायगढ़ , दिनांक 9 मई 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 28 / अ -82 /2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 19 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ.ग. के राजपत्र में दिनांक 18-05-2018 को प्रकाशित किया गया था . ग्राम कुंजेडबरी के प्रकरण 
में लोकसभा चुनाव 2019 के कारण आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहने के कारण प्रकरण में दिनांक 17-05-2019 तक नियत समयावधि 
में अवार्ड पारित नहीं किया जाना संभावित न होने पर उक्त अधिनियम की धारा 25 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार समयसीमा वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


पुसौर 


0.963 


कुंजेडबरी 
प.ह.नं. 23 


कार्यपालन अभियंता, केलो परि 
योजना सर्वेक्षण संभाग , रायगढ़ . 


केलो परियोजना के 
झारमुड़ा शाखा नहर के 
अंतर्गत 
माईनर नहर हेतु भू 
अर्जन . 


डूमरपाली 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एस. अहिरवार, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 

एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


139 / 5 घ 


0.020 


कोण्डागांव, दिनांक 22 मार्च 2019 


139/ 5 ड 


0.107 


139 / 18 ठ 


0.083 


161/ 5 ख 


0.050 


161/ 7 ख 


0.051 


0.050 


234 / 1 क , 235/1 

139/ 19 ख 


0.004 


क्रमांक / 945 / अ -82 /2016-17/ 2019. - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है 
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


161 / 1 क 


0.053 


161 / 6 क 


0.036 


163/2 


0.036 


161/6 


0.031 


167/1 


0.064 


अनुसूची 


167/2 


0.048 


166 


0.077 


171/4 


0.057 


168/4 


0.069 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - कोण्डागांव 
( ख ) तहसील - कोण्डागांव 
( ग ) नगर/ ग्राम - बम्हनी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -4.071 हेक्टेयर 


168/2 


0.069 


168/3 


0.069 


168/1 


0.069 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


347 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


238/ 11 क 


0.012 


178/4 


0.133 


177/2 


0.004 


289/3 


0.048 


177/1 


0.193 


178/2 


0.065 


योग 


4.071 


179 


0.056 


180 


0.050 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - बम्हनी 

व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु . 


202/4 


0.040 


201/ 4 ख 


0.092 


201/5 


0.099 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है. 


218 


0.048 


217/2 


0.043 


217/3 


0.049 


216/4 


0.100 


216/3 


0.036 


कोण्डागांव, दिनांक 2 अप्रैल 2019 


201/ 4 क 


0.042 


280/5 


0.059 


216/1 


0.106 


132 / 2 ग 


0.111 


132 / 2 क 


0.012 


क्रमांक/ 1038 / अ -82/ 2018-19/ 2019. - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है 
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


132/3 


0.041 


233/2 


0.166 


233/ 1 घ 


0.039 


233 / 1 क 


0.104 


0.090 


234/2, 235/2 
234/ 1 ख , 235/1 
234 / 1 ग , 235/1 


0.050 


अनुसूची 


0.077 


238/19 


0.090 


223/ 2 क 


0.008 


223/6 


0.092 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोण्डागांव 
( ख ) तहसील - कोण्डागांव 
( ग ) नगर/ ग्राम - मुनगापदर 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.970 हेक्टेयर 


223/7 


0.114 


223/1 


0.063 


223/ 2 ठ 


0.034 


280/4 


0.048 


खसरा नम्बर 


281/ 1 क 


0.110 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


281/ 1 घ 


0.036 


( 1 ) 


287 / 1 क 


0.019 


281/ 4 क 


0.060 


2 / 2 क 


0.045 


281/3 


0.015 


3/1 


0.131 


284/1 


0.078 


4/1 


0.136 


284/ 2 ख 


0.004 


6 


0.303 


291/2 


0.004 


37 


0.159 


291/4 


0.061 


17 


0.108 


290/1 


0.025 


36 


0.048 


288/6 


0.015 


35 


0.126 


288/3 


0.046 


34 


0.074 


287/3 


0.049 


133/ 2 ख 


0.019 


287/ 1 क 


0.056 


2 / 3 ख 


0.016 


318/1 


0.036 


348 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


3/2 


0.119 


103/2 


0.028 


1/40 


0.171 


112/1 


0.040 


1/38 


0.299 


152/4 


0.089 


16/2 


0.027 


305/2 


0.048 


133/ 2 ग 


0.019 


306/1 


0.024 


133/ 2 क 


0.019 


307 


0.162 


135/2 


0.151 


329 


0.020 


180 / 2 ख 


0.004 


योग 


18 


1.970 


178/2 


0.112 


99/2 


0.036 


99/3 


0.040 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मुनगापदर 

व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. 


314/1 


0.008 


327 


0.008 


240/1, 242/1 


0.045 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है . 


181 


0.040 


330/1 


0.048 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

नीलकंठ टेकाम , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


योग 


18 


0.760 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कटघोरा 

बायपास मार्ग हेतु . 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


कोरबा, दिनांक 4 जनवरी 2019 


कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2019 


क्रमांक 274/09 अ -82 / 2016-17 . - चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है 
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


क्रमांक 1293/ अ -82/ 2018-19.- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है 
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - कोरबा 
( ख ) तहसील - कटघोरा 
( ग ) नगर/ ग्राम -हुंकरा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.760 हेक्टेयर 


अनुसूची 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोरबा 
( ख ) तहसील - पोंड़ीउपरोड़ा 
( ग ) नगर/ ग्राम - आमाखोखरा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.117 हेक्टेयर 


( 1 ) 


102/1 


0.008 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


349 


खसरा नम्बर 


( 1 ) 


( 2 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


953/1 


0.028 


100/23 


0.162 


योग 


05 


0.189 


100/47 


0.648 


100/17 


0.405 


100/52 


0.222 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - दर्रा - कोरबा 

मार्ग पर भवानी मंदिर के पास हसदेव बैराज के डाउन - स्ट्रीम में 
हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण. 


100/21 


0.081 


0.425 


100 / 1 झ 
100/19 


0.162 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


100/57 


1.012 


योग 


08 


3.117 


कोरबा, दिनांक 6 फरवरी 2019 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कटघोरा 

व्यपवर्तन योजनांतर्गत शीर्ष निर्माण कार्य हेतु . 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा.), पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्रमांक 1905 / भू - अर्जन/ 38 अ-82/ 2014-15 . - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है 

अनुसूची 


कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2019 


क्रमांक 1296 / भू - अर्जन /09 अ -82 /2016-17. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जायेगा ) की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
है : 

अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोरबा 
( ख ) तहसील - कोरबा 
( ग ) नगर/ ग्राम - कुरूडीह 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.54 एकड़ 


खसरा नम्बर 


रकबा 


( एकड़ में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


844/2 


0.23 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोरबा 
( ख ) तहसील - कोरबा 
( ग ) नगर/ ग्राम - रूमगरा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.189 हेक्टेयर 


844/1 


0.24 


841/5 


0.07 


योग 


03 


0.54 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कुरूडीह 

एनीकट योजना के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र हेतु . 


( 1 ) 


934/1 


0.020 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


936 , 937 


0.101 


952/1 


0.020 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मो . कैसर अब्दुल हक , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


952/2 


0.020 


350 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


[ भाग 1 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय , बलौदाबाजार ( छ.ग. ) 


बलौदाबाजार, दिनांक 1 फरवरी 2019 


क्रमांक 216/ ELU/ नग्रानि/2019. - एतद्द्वारा सूचना दी जाती है, कि हिरमी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं 
रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्र . 23 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है और 
उसकी एक - एक प्रति ग्राम पंचायत भवन, हिरमी/ प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), सिमगा एवं सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम 
निवेश, बलौदाबाजार ( छ.ग. ) के कार्यालयों में दिनांक 07-02-2019 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए 
उपलब्ध है. हिरमी निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है . 


अनुसूची 


हिरमी निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 
पश्चिम में 
दक्षिण में 
पूर्व में 


ग्राम सकलोर एवं कुथरौद की उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम कुथरौद एवं हिरमी की पश्चिमी सीमा तक. 
ग्राम हिरमी की दक्षिणी सीमा तक . 
ग्राम हिरमी एवं सकलोर की पूर्वी सीमा तक . 


यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव 
हो, तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप 
से कार्यालय सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , बलौदाबाजार ( छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए. 


भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि 
के भीतर प्राप्त हो, तो सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार ( छ.ग.) द्वारा विचार किया जावेगा. 


निरीक्षण स्थल : - ग्राम पंचायत भवन हिरमी, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ.ग. ) 


, 


, 


No. 216 /ELU / T. & C.P. / 2019. — Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Hirmi 
planning area has been prepared under sub section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh 
Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) and a copy there of is available for inspection from 07-02-2019 during office 
hour in the office of Gram Panchayat Bhawan Hirmi/ Exhibition Venue , office of Sub Divisional Officer 
(Revenue ), Simga & Office of the Assistant Director, Town & Country Planning , Balodabazar (CG ). The limit of the 
Hirmi Planning Area is defined in the schedule given below : 


SCHEDULE 


The Limits of Planning Area of Hirmi 


NORTH 
WEST 
SOUTH 
EAST 


Village Saklor and upto the Northern limit of village Kuthraud . 
Village Kuthraud and upto the Western limit of village Hirmi. 
Upto the Southern limit of village Hirmi. 
Village Hirmi and upto the Eastern limit of village Saklor. 


If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in 
writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Balodabazar (CG ) or Inspection site writing a priod of 
30 days from the that date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 मई 2019 


351 


Any Objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land 
use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning , 
Balodabazar (CG ). 


Inspection Site : - Gram Panchayat Bhawan Hirmi, Teh . Simga , Distt . Balodabazar - Bhatapara ( CG ). 


बलौदाबाजार , दिनांक 1 फरवरी 2019 


क्रमांक 222/ ELU/नग्रानि/2019. - एतद्द्वारा सूचना दी जाती है, कि रावन निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं 
रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्र . 23 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है और 
उसकी एक - एक प्रति ग्राम पंचायत भवन , रावन/ प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) , सिमगा एवं सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम 
निवेश, बलौदाबाजार ( छ.ग.) के कार्यालयों में दिनांक 07-02-2019 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए 
उपलब्ध है. रावन निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है. 


. 


अनुसूची 


रावन निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 
पश्चिम में : 
दक्षिण में 
पूर्व में 


ग्राम रवेली, झिपन एवं रावन की उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम झिपन की पश्चिमी सीमा तक . 
ग्राम झिपन एवं रावन की दक्षिणी सीमा तक . 
ग्राम रावन एवं रवेली की पूर्वी सीमा तक . 


यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव 
हो , तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप 
से कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार ( छ.ग. ) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए. 


भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि 
के भीतर प्राप्त हो , तो सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार ( छ.ग. ) द्वारा विचार किया जावेगा. 


निरीक्षण स्थल : - ग्राम पंचायत भवन रावन , तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ.ग. ) 


No. 222/ELU /T. & C.P./2019. — Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Rawan 
planning area has been prepared under sub section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh 
Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) and a copy there of is available for inspection from 07-02-2019 during office 
hour in the office of Gram Panchayat Bhawan Rawan / Exhibition Venue , office of Sub Divisional Officer 
(Revenue ), Simga & Office of the Assistant Director, Town & Country Planning , Balodabazar (CG ). The limit of the 
Rawan Planning Area is defined in the schedule given below 


SCHEDULE 


The Limits of Planning Area of Rawan 


NORTH 
WEST 
SOUTH 
EAST 


Village Raweli, Jhipan and upto the Northern limit of village Rawan . 
Upto the Western limit of village Jhipan . 
Village Chipan and upto the Southern limit of village Rawan . 
Village Rawan and upto the Eastern limit of village Raweli . 


352 


STRATE 1649, Frid 17 2019 


[ HTVI 1 


If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in 
writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Balodabazar (CG ) or Inspection site writing a priod of 
30 days from the that date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette. 


Any Objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land 
use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning , 
Balodabazar (CG ) . 


Inspection Site : - Gram Panchayat Bhawan Rawan , Teh . Simga , Distt. Balodabazar- Bhatapara (CG ). 


aft. Ta . aiah , 


सहायक संचालक 


